रजिस्ट्री सं० डी . एल. - 33004/ 97 


REGD. NO. D. L.-33004/ 97 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 

EXTRAORDINARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


3111 ) 


भाग II - खण्ड 3 - ठप - खंड (i ) 
PART II -- Section 3 Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 263 ] 
No. 263 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , जून 27 , 1997 / आषाढ़ 6, 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1997 /ASADHA 6 , 1919 


वित्त मंत्रालप 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 जून , 1997 

सं . 38/97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 353 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5 क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , इस अधिसूचना से उपाबद्ध उपाबंध में विनिर्दिष्ट 
वर्णन के सत्पादशुल्क्य माल को , घरेलू खपत के लिए, मीचे सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट निकासी को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट माल " 
कहा गया है ), में उन पर उदग्रहणीय उतने सामान्य उत्पाद शुल्क से, जितना ऐसी निकासियों से उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम 
से अधिक है , छूट देती है । 

सारणी 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 
1 . किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् की गई पचास लाख रुपए से 

सामान्य शुल्क का 60 प्रतिशत 
अनधिक सकल मूल्य तक की पहली निकासी 
2. ऊपर क्रम सं. 1 के सामने विनिर्दिष्ट निकासी के तुरंत पश्चात् पचास लाख रुपए से 

सामान्य शुल्क का 80 प्रतिशत 
अनधिक की निकासी 
2. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट केवल निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए लागू होगी, अर्थात्: 
( i) कोई भी विनिर्माता, जो किसी वित्तीय वर्ष में इस अधिसूचना के अधीन दी गयी छूट का लाभ उठाना चाहता है, इस अधिसूचना के अधीन 

छूट के विकल्प का प्रयोग लिखित रूप में करेगा और यह विकल्प के प्रयोग करने की तारीख से प्रभावी होगा और किसी भी परिस्थिति 

में , उसी वित्तीय वर्ष में वापस नहीं लिया जा सकता । 
( ii ) कोई भी विनिर्माता, विकल्प के प्रयोग करने के लिए इसकी सूचना लिखित रूप में निम्नलिखित ब्यौरे के साथ, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क को तथा इसकी एक प्रति अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को देगा, अर्थात् 
( क ) विनिर्माता का नाम और पता 
( ख ) कारखाना / कारखानों का स्थान 


1612 GI/ 97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i ]] 


( ग ) विनिर्दिष्ट माल का 
( घ ) इस अधिसूचना के अंतर्गत विकल्प के प्रयोग की तारीख ( ह · विकल्प के प्रयोग करने की तारीख तक, विनिर्दिष्ट भाल के निकासी 

का सकल मूल्य (जिसमें इम अधिसूचना के पैरा 3 में च त निकामी शामिल नहीं हैं ) । 
( iii ) जब कोई विनिर्माता, उपखंड ) के तहत, इस अधिसूचना के लाभ उठाने के विकल्प का प्रयोग करता है तब उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट 

माल के सकल मूल्य के अवधारण के लिए उस वित्तीय वर्ष में , विकल्प के प्रयोग से पूर्व की गई विनिर्दिष्ट माल की निकासी के मूल्य को 

हिसाब में लिया जायेगा । 
( iv ) जहां कोई विनिर्माता एक या अधिक कारखानों से विनिर्दिष्ट माल की निकासी करता है, वहां उसके मामले में छूट उक्त सारणी के प्रत्येक 

क्रम संख्यांक के सामने उल्लिखित कनकासी के कुल मूल्य के लिए न कि प्रत्येक कारखाने के लिए पृथक रूप से लागू होगी । 
( v ) जहां कोई विनिर्माता एक या अधिक कारखानों से विनिर्दिष्ट माल की निकासी करता है , वहां उसके मामले में छूट उक्त सारणी के प्रत्येक 

क्रम संख्यांक के सामने उल्लिखित निकासी के कुल मूल्य के लिए न कि प्रत्येक कारखाने के लिए पृथक रूप से लागू होंगी । 
( vi ) घरेलू खपत के लिए सभी उत्पाद शुल्षय माल की पहली निकासी (जिसमें भूटान या नेपाल को निर्यात के लिए निकासी सम्मिलित है ) का 

सकल मूल्य, किसी विनिर्माता द्वारा एक या अधिक कारखाने से या एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा किसी कारखाने से पूर्वगामी वित्तीय 

वर्ष में तीन करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है : 
3. निकासी के सकल मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित निकासी को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, अर्थात्: 
( क ) कोई निकासी, जिस पर किसी अन्य अधिसूचना के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है ( मात्रा या 

निकासी के मूल्य पर आधारित किसी छूट से भिन्न ) या जिस पर किसी अन्य कारण से कोई उत्पाद शुल्क संदेय नहीं है । 
( ख ) ऐसी कोई निकासी जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम है जो नीचे के पैरा 4 के निबंधनों के अनुसार 

अधिसूचना में छट के दिए जाने का पात्र नहीं है । 
( ग ) ऐसे विनिर्दिष्ट माल की कोई निकासी जिसका किसी विनिर्दिष्ट माल के उत्पादन के कारखाने के भीतर किसी विनिर्दिष्ट माल के 

और विनिर्माण के लिए निवेश के रूप में उपयोग किया जाता है । निवेशों के रूप में उपयोग किए गए विनिर्दिष्ट माल की ऐसी 

निकासी को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क के छूट प्राप्त रूप में समझा जाएगा । 
( घ ) फैब्रिकों के व्युतित करने के लिए या इथाइलीन या प्रोपाइलीन के पालीमर से बने हुए बोरों या थैलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन 

के कारखाने में उपयोग किए गए प्लास्टिक की पट्टियों की कोई निकासी । 

इस अधिसूचना की छुट किसी अन्य व्यक्ति के प्रांड नाम या व्यापार नाम वाले माल को लागू नहीं होगी, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या न हो , 
केवल निम्नलिखित दशाओं के सिवाए अर्थात् : 
( क ) जहां विनिर्दिष्ट माल की , जो किसी मशीनरी या उपस्कर या साधित्रों के संघटकों या पुजों की प्रकृति का है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 

1944 के अध्याय 10 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करके उक्त मशीनरी या उपस्कर या साधित्रों के विनिर्माण में मूल उपरकार के 
रूप में उपयोग के लिए निकासी की जाती है । यहां ऐसे विनिर्माता जिनका मूल उपस्कर के रूप में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट माल की 
निकासी का सकल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में तीस लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, उक्त नियम के अध्याय 10 में अधिकथित प्रक्रिया 

का अनुसरण करने के बजाय 
( ख ) जहां माल पर - ( i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, या 

( ii ) राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, या 
( iii ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, या 
( iv ) राज्य लघु उद्योग विकास निगम, या 
( v ) राज्य लघु उद्योग निगम 

का कोई ब्रांड नाम या व्यापार नाम लगा हो । 
स्पष्टीकरण, - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 
( क ) " ब्रांड नाम या व्यापार नाम " से वह आंड नाम या व्यापार नाम चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं अर्थात् एक नाम या कोई चिह्न जैसे प्रतीक , 

मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लेखन या ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में , ऐसे विनिर्दिष्ट माल और ऐसे माल या 
चिह्न का उपयोग करने वाले व्यक्ति के बीच उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन के साथ या बिना व्यापार के अनुक्रम में संबंध 
दर्शित करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है या उसका इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि जिससे वह उसे उपदर्शित करें , 

अभिप्रेत है ; 
( ख ) जहां किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित विनिर्दिष्ट माल का कोई ब्रांड नाम या व्यापार नाम है, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, वहां ऐसे माल 

को केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उनका विनिर्माण ऐसे अन्य विनिर्माता या व्यापारी द्वारा किया जाता है ; 
( ग ) " मूल्य " शब्द का अर्थ 

( i ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) के अनुसूची में , शीर्ष संख्या 33 . 03 और उपशीर्ष संख्या 3307. 41 


TO 


| 


- 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


या 3307.49 के अंतर्गत आने वाले माल के संदर्भ में , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के धारा 4क के प्रावधानों से निर्धारित किया 

गया मूल्य है और 
( ii ) अन्य माल के संदर्भ में , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के धारा 4 के प्रावधानों से निर्धारित किया गया मुल्य या उक्त अधिनियम 

के धारा 3 के प्रावधानों से निर्धारित किया गया टैरिफ मूल्य है । 
( घ ) चीनीमिट्टी के बर्तन या पारसिलेन मिट्टी के बर्तन या दोनों की निकासी मूल्य की अवधारणा में , जहां विनिर्माता चीनी मिट्टी वर्तम या 

पोरसिलेनमिट्टी के बर्तन या दोनों को , केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित और पोटरी 
विकास केन्द्रीय द्वारा असुरक्षित या उससे संबंधित भट्टी में पकाता है, वहां चीनी मिट्टी के बर्तन और पोरसिलेन मिट्टी के बर्तन या दोनों 

का , जो उक्त विनिर्माता से संबंधित है और ऐसी भट्टी में पकाए गए हैं , मूल्य हिसाब में लिया जाएगा । 
( ङ ) जहां विनिर्दिष्ट माल किसी ऐसे कारखाने में विनिर्मित किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य उद्योग 

निगम या किसी राज्य लघु उद्योग निगम या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का है या उसके द्वारा संचालित है , वहां केवल ऐसे कारखाने से 
निकासी किए गए उत्पाद शुल्क माल के मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा । 
" सामान्य शुल्क का अर्थ, केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गयी 
अधिसूचना ( इस अधिसूचना या मूल्य या निकासी की मात्रा पर आधारित अधिसूचना के सिवाय ) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ 
अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) में वर्णित उत्पाद शुल्क है । 

उपाष 
( 1 ) सभी माल जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 ( 1986 का 5 ). की अनुसूची (जिसे इसके पश्चात् अनुसूची कहा 

जाएगा ) के शीर्ष सं . 51 . 06 , 51. 07, 51. 08, 51.09, 51. 10 ( ऊन की खुनी हुई फैब्रिक से भिन्न ), 51. 11 ( ऊन की बुनी हुई 
फैब्रिक से भिन्न ), 51. 12 , 52. 04, 53.01, 53.02, 53.04 , 53, 05 , 53. 08 ( उपशीर्ष सं. 5308. 14 के अन्तर्गत आने वाले माल 
से भिन्न ), 53. 11 ( चीनी पास के बुने हुए फैब्रिक से भिन्न ), 54 . 01 , 55. 05 , 55. 08, 56.01, 56.02, 56. 03, 56.04 , 56.05 
( मानव निर्मित तंतुओं से भिन्न ), 56.07 ( जूट से भिन्न ), 56 .08, 56.09 , 58. 03 , 58.06, 58. 07 , 58.08, 59. 01 , 59.05 , 
59 .06 , 59. 08 , 59.09, 59 .10, 59. 11, 63.01 ( ऊन के कंबलों से भिन्न ), 63.02 , 63.03, 63.04, 63.05, 63.06 या 63. 07 

या उपशीर्ष सं. 5105.30, 5105. 40 और 6002. 10 के अंतर्गत आते हैं । 
( 2 ) उक्त अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 5801. 21 के अंतर्गत आने वाले ग्रे सूती धागे ( प्रक्रिया रहित ) से निर्मित बिना कटा हुआ ग्रे 

( प्रक्रिया रहित ) वूवन वैफट पाईल सूती फैब्रिक ; उपशीर्ष सं. 5802.51 के अंतर्गत आने वाले सूती फैब्रिक का मानवनिर्मित तंतु 
जो किसी भी प्रकार के संसाधन से मुक्त रहे हो , और शीर्ष सं. 60.01 या 60.02 के अंतर्गत आते हैं ; रद्दी का सूत, उपयोग किए 
गए या नए चिथड़ों से बना हो और शीर्ष सं. 55. 09 या 55 .10 के अंतर्गत आते हैं और गैर संसाधित सती टैरी टापलिंग फैद्रिक 

और उपशीर्ष सं. 5802.21 के अंतर्गत आते हैं । 
रबड़ विलयन या वल्कनीकृत विलयन, लेपित या कम घनत्व पोलीथिलीन की विनिर्मितियों से पटलित टैक्सटाइल फैब्रिक, शक्ति 
चालित साइकिल और साइकिल रिक्शा; ( शक्ति चालित साइकिल या शक्तिचालित साइकिल रिक्शा से, यथास्थिति, यंत्रवत चालित 
साइकिल या यंत्रवत चालित साइकिल रिक्शा, जो ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर पैडल से भी चलायी जा सकती है ); मोटर 

साइकिल की पार्षकारें ( स्कूटरों सहित ); उपाष्पक प्रकार के कूलर और ऐसे कूलरों के हिस्से । 
( 4 ) घर्षण तम्बाकू और चर्षण तम्बाकू वाली विनिर्मितियां जो उक्त सूची के शीर्ष सं. 24. 04 के अन्तर्गत आने वाली ब्रांड नाम की 

विनिर्मितियों से भिन्न हैं । 
( 5 ) सभी अन्य माल जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं , किन्तु निम्नलिखित से भिन्न हैं , अर्थात् : -- 

(i ) सभी माल जो अध्याय 24, 51, 52, 53, 54 , 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 या 62 के अंतर्गत आते हैं । 
(ii ) सभी माल जो शीर्ष सं . 21. 06 , 25 . 04 , 33. 04, 33.05, 36.05, 37 .01, 37.02,. 40. 05, 72.06, 72.07, 72. 18, 72.24 , 

84. 71, 85. 21, 85.28, 87 .01, 87 .02, 87 . 03 , 87.04, 87.05, 87. 06 , 87 .11, 91 .01 , या 91 .02 के अंतर्गत आते हैं ; 
( iii ) सभी माल जो उपशीर्ष 2101. 10 , 2101. 20, 3307.10, 3307. 20, 3307. 31, 3307. 39 , 3307. 50 , 3307. 90 , 3703. 10 , 

4006. 10 , 4008. 22 या 9605 .10 के अंतर्गत आते हैं । 
(iv ) चंदन - लकड़ी का तेल प्लास्टिक की पट्टियां जो फैब्रिकों या बोरों की बुनाई के लिए आशयित हैं ; पोलीयोथेन फोम या 

पोलीयूरेथेन फोम की वस्तुएं ; तथा कोल्डरोल्ड स्टेनलेस स्टील की पट्टी/पट्टे जो अध्याय 72 के अंतर्गत आते हैं । 
( v ) तांबे के छल्ले, चाहे वे ट्रिम किए गए हों या नहीं, जो अध्याय 74 के अंतर्गत आते हैं । 
( vi ) एल्यूमिनियम के छल्ले, चाहे षे ट्रिम किए गए हों या नहीं, जो अध्याय 16 के अंतर्गत आते हैं । 
( vii ) प्रशीतन और वातानुकूलन साषित्र और मशीनरी तथा उनके पुर्जे और उपसाधन जो अध्याय 84, 85 या 90 के अंतर्गत आते 


( 3 ) 


हैं । 


[ फा. सं. बी - 41/ 2/97 - टी . आर. यू. ] 


नवनीत गोयल , अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec , 3(1)] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 27th June, 1997 

No . 38 /97- CENTRAL EXCISE 
G . S . R . 333 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section $ A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being sațisfied that it is necessary in 
the public interest so to do, heteby exempts clearances, specified in column (2 ) of the Table below , 
(hereinafter referred to as the said Table ) for home consumption, of exçisable goods of the description 
specified in the Annexure appended to this notification (hereinafter referred to as the specified goods), 
from so much of the normal duty of excise leviable thereon as is in excess of the amount calculated at 
the rate specified in the corresponding entry in column (3), of the said Table . 


TABLE 


S .No. 


Clearances 


Rate of duty 


( 2 ) 


First clearances upto an aggregate value not exceeding rupees fiſty 
lakhs made on or after 1st day of April in a financial year 


Sixty per cent. of 

normal duty 


Clearances of an aggregate value not excecding rupees fifty lakhs 
immediately following the clearances specified against scrial 
number 1 above 


Eighty per cent. of 

normal duty 


2 . The exemption contained in this notification shall apply only subject to the following conditions, 
namely : 

(i) A manufacturer intending to avail the exemption under this notification in a financial 
year shall exercise his option in writing for availing the exemption under this notification and such option 
shall be effective from the date of exercise of the option and cannot be changed during the financial year 
under any circumstances ; 

(ii) While exercising the option, the manutacturer shall inform in writing to the Assistant 
Commissioner of Central Excise , with a copy to the Superintendent of Central Excise, giving the 
following particulars , namely : 

(a) nameand address ofthe manufacturer , 
(b ) location locations of factory /factories; 
( c) description of specified goods produced ; 
(d ) date from which option under this notification has been exercised ; 

(e ) aggregate value of clearances of specified goods (excluding the value of 
clearances referred to in para 3 of this notification ) till the date of exercising the option ; 


( 471 II -- U43( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( iii) Where a manufacturer opts for the benefit of this notification in terms of sub -clause (i) 
above, the clearances of specified goods already made during the financial year prior to the exercise of such 
option , shall be taken into account for computing the aggregate value of clearances, as specified in the said 
Table ; 

(iv ) Where a manufacturer clears the specified goods from one or more factories, the 
exemption in his case shall apply for the total value of clearances mentioned against each of the serial 
numbers in the said Table , and not separately for each factory ; 

(v ) Where the specified goods are cleared by one or more manufacturers from a factory , the 
exemption shall apply for the total value of clearances mentioned against each of the serial numbers in the 
said Table and not separately for each manufacturer ; 

( vi) The aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption ( including 
clearances for export to Bhutan or Nepal) by a manufacturer from one or more factories, or from a factory 
by one or more manufacturers , has not exceeded rupees three hundred lakhs in the preceding financial year. 
3 . For the purpose of determining the aggregate value of clearances, the following clearances shall not 
be taken into account, namely : 


(a) any clearances ,which are exempt from the whole of the excise duty leviable thereon (other 

than an exemption based on quantity or value of clearances) under any other notification or 
on which no excise duty is payable for any other reason ; 


(b ) any clearances bearing the brand name or trade name of another person , which are ineligible 

for the grant of exemption under this notification in terms of paragraph 4 below ; 


(c) any clearances of specified goods which are used as inputs for further manufacture of any 

specified goods within the factory of production of the specified goods. Such clearances of 
specified goods used as inputs shall be deemed to be exempt from the whole of the duty of 

excise leviable thereon ; 
(d ) any clearances of strips of plastics used within the factory of production for weaving or 

fabrics or for manufacture of sacks or bags made of polymers of ethylene or propylene. 


4 . The exemption contained in this notification shall not apply to goods bearing a brand name or 
trade name, whether registered or not, of another person , except in the following casos, namely : 

(a) where specified goods, being in the nature of components or parts of any machinery or 
equipment or appliances, are cleared for use as original cquipment in themanufacture of the said 
machinery or equipment or appliances by following the procedure laid down in Chapter X of 
the Central Excise Rules, 1944 . Manufacturers, whose aggregate value of clearances of such 
specified goods for use as original equipment does not exceed rupees thirty lakhs in a financial 
year,may submit a declaration regarding such use instead of following the procedure laid down 
in Chapter X of the said rules ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3 (1)] 


(b ) where the goods bear a brand name or trade name of 

(i) the Khadi and Village Industries Commission ; or 
(ii) a State Khadi and Village Industry Board ; or 
( iii) the National Small Industries Corporation ; or 
(iv ) a State Small Industries Development Corporation ; or 

a State Small Industries Corporation ; 


Explanation .- For the purposes of this notification , - 


( A ) " brand name" or " trade name" shallmean a brand name or trade name, whether registered 

or not, that is to say a name or a mark , such as symbol, monogram , label, signature or 
invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the 
purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between 
such specified goods and some person using such name or mark with or without any 
indication of the identity of that person ; 
where specified goodsmanufactured by a manufacturer bear a brand name or trade name, 
whether registered or not, of another manufacturer or trader , such specified goods shall 
not, merely by reason of that faci, be deemed to have been manufactured by such other 
manufacturer or trader ; 


W 


( B ) 


" value" means, 
(a) in respect of specified goods falling under heading No . 33.03 and sub-heading 
Nos. 3.307.41 and 3307 .49 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 
1986 ), the value as determined in accordance with the provisions of section 4A of the 
Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) ; and 
(b ) in respect of other specified goods, the value as determined in accordance with the 
provisions of section 4 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), or the tariff value 
fixed under section 3 of the said Act ; 


(D ) in the determination of the value of clearances of Chinaware or Porcelainware or both , 

where a manufacturer gets Chinaware or Porcelainware or both fired in a kiln belonging 
to or maintained by a Pottery Development Centre run by the Central Government or a 
State Government or by the Khadi and Village Industries Commission, the value of the 
Chinaware or Porcelainware or both , belonging to the said manufacturer and fired in 
such a kiln shall be taken into account ; 


( E ) 


where the specified goods are manufactured in a factory belonging to or maintained by 
the Central Government or by a State Government, or by a State Industries 
Corporation , or by a State Small Industries Corporation or by the Khadi and Village 
Industries Commission , then the value of excisable goods cleared from such factory 


alone shall be taken into account ; 


[ 47 11 – U 


3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( F ) " normal duty " means the duty of excise which is specified in the Schedule to the Central 

Excise Tariff Act, 1985 ( 5 of 1986 ) read with any relevant notification ( other than this 
notification or a notification in which exemption is based on the value or quantity of 
clearances ) issued under sub - section (1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 
(1 of 1944 ). 


ANNEXURE 


( 1 ) All goods falling under heading Nos.51.06 , 51.07 , 51.08 , 51,09 , 31. 10 (other than 
woven fabrics of wool), 51.11 (other than woven fabrics of wool), 51.12, 52 .04, 53 .01, 53.02 , 
53.04 , 53.05, 53.08 ( other than goods falling under sub -heading No .5308. 14 ), 53. 11 (other than 
woven fabrics of ramie ) 54.01, 55.05, 55.08 , 56 ,01 , 56 .02, 56 .03, 56 .04, 56 .05 (other than of man 
made filaments ), 56.07 (other than of jute ), 56.08 , 56 .09, 58.03, 58. 06 , 58.07, 58.08 , 59.01, 59.05, 
59 .06 , 59.08 , 59,09, 59 .10, 59 .11, 63 .01 (other than blankets of wool), 63,02, 63 .03 , 63.04 , 63.05 , 
63.06 or 63.07 and sub -heading Nos. 5105.30, 5105.40 and 6002.10 of the Schedule to the Central 
Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) ( hereinafter referred to as the said Schedule ) 


(2) "Uncut grey (unprocessed ) woven weft pile fabrics of cotton manufactured from grey 
(unprocessed ) cotton yarn falling under sub -heading No. 5801.21; fabrics of cotton or man made fibres 
falling under sub -heading No.5802. 51 or fabrics of cotton or man made fibres, not subjected to any 


process falling under heading Nos .60.01 or 60 .02; shoddy yarn manufactured from used or new rags 


falling under heading Nos. 55,09 or 55 . 10 and unprocessed cotton terry towelling fabric falling under 
sub -heading No .5802.21 of the said Schedule . 


Rubber solution or vulcanizing solution ; textile fabrics coated or laminated with 

of low density polyethylene; powered cycles and powered cycle rickshaw ( powered cycle 
or "powered cycle - rickshaw means a mechanically propelled cycle or, as the case may be , 
mechanically propelled cycle rickshaw , which may also be pedalled, if any necessity arises for so 
doing); side cars of motor cycles ( including scooters ); evaporative type of coolers and parts of such 


coolers. 


Chewing tobacco and preparations containing chewing tobacco , other than those having a 
brand name, falling under heading No. 24 .04 of the said Schedule . 


All other goods specificd in the said Schedule other than the following, namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC. 3 (1)] 


- 


III 


(i) all goods falling under Chapters 24 , 51, 52 , 53, 54 , 55 , 56 , 57 , 58, 59 , 60 , 61 
or 62 of the said Schedule ; 


(ii) all goods falling under heading Nos.21.06 , 25.04 , 33.04 , 33.05 , 36 .05 , 37.01 , 
37.02, 40.05, 72 .06 , 72.07, 72. 18 , 72. 24 , 84 .71, 85.21, 85.28, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04 , 87.05 , 87, 06 , 87 .11, 91.01 or 91.02 of the said Schedule ; 


(iii ) all goods falling under sub -heading Nos. 2101. 10 , 2101.20 , 3307. 10 , 3307. 20 , 
3307.31, 3307.39, 3307.50 , 3307.90, 3703. 10 , 4006. 10 , 4008 .22 or 4605.10 of 
the said Schedule ; 


( iv ) sandal wood oil; strips of plastics intended for weaving of fabrics or sacks; 
polyurethane foam and articles of polyurethane foam ; cold rolled stainless steel 
partis/pattas falling under Chapter 72 of the said Schedule; 


( v ) copper circles, whether or not trimmed, falling under Chapter 74 of the said 
Schedule ; 


( vi) aluminium circles, whether or not trimmed , falling under Chapter 76 of the said 
Schedule; 


(vii) refrigerating and airconditioning appliances and machinery and parts and 
accessories thereof falling under Chapters 84 , 85 or 90 of the said Schedule. 


[F . No . B41/2/97- TRUJ 


NAVNEET GOEL , Under Secy 


Printed by the Manager, Clovt of Indiu Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 - 1997 


